निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1933 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 7 दिसम्बर 2011 


( सं0 पटना 740 ) 


उद्योग विभाग 


- - - - - - - 


11 


अधिसूचनाएं 

14 नवम्बर 2011 
1 . सं0 5369, श्री गुलाम सरवर, नव प्रोन्नत परियोजना पदाधिकारी को परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार , किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं0 5370 , श्री राम कुमार सिन्हा, नव प्रोन्नत परियोजना पदाधिकारी को परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , मुसहरी मुजफ्फरपुर , के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही परियोजना 
पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग , बेतिया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

3. सं0 5371 , श्री नाथेश्वर साह , नव प्रोन्नत अग्र परियोजना पदाधिकारी को अग्र परियोजना पदाधिकारी , 
अधौरा, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

4. सं0 5372, श्री संतोष कुमार सिन्हा, नव प्रोन्नत परियोजना पदाधिकारी को परियोजना पदाधिकारी , 
मलवरी प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

__ _ 5. सं0 5373, श्री प्रतुल कुमार सिन्हा, नव प्रोन्नत अग्र परियोजना पदाधिकारी को अग्र परियोजना 
पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र , कौआकोल , नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

6. सं0 5374, श्री रामनन्दन सिंह, नव प्रोन्नत परियोजना पदाधिकारी को परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , रानीपोखर, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2011 
7. सं0 5375, श्री मो0 जाकिर हुसैन, नव प्रोन्नत परियोजना पदाधिकारी को परियोजना पदाधिकारी, 
मलवरी प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , लकड़ीकोला, बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही परियोजना 
पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र , श्याम बाजार, बांका का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

8. सं0 5376, श्री चन्दन कुमार घोष, नव प्रोन्नत अग्र परियोजना पदाधिकारी को अग्र परियोजना 
पदाधिकारी , तसर क्रय -विक्रय केन्द्र , बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही अग्र परियोजना 
पदाधिकारी , अग्र परियोजना केन्द्र , इनावरण कटोरिया , बांका का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

9. सं0 5377 , श्री प्रकाश चौधरी, नव प्रोन्नत अग्र परियोजना पदाधिकारी को अग्र परियोजना पदाधिकारी, 
अग्र परियोजना केन्द्र, गंगटामोड़, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 


ना 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 740 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


